. 


. 


. 


. 


. 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


5 आषाढ़ , 1937 ( श० ) 


संख्या 460 राँची, शुक्रवार 


2 6 जून , 2 0 15 ( ई० ) 
विधि न्याय विभाग 


अधिसूचना 
25 जून , 2015 


संख्या - बी0-1- विधि - कोर्ट - गठन - 284/ 2013 ( खंड )- 12 4 3/ जे0-- देवघर जिला के मधुपुर अनुमंडल 
अधीन जिला एवं सत्र न्यायाधीश ( झारखंड वरीय न्यायिक सेवा स्तर के 03 ( तीन) एवं सिविल न्यायाधीश 
( वरीय कोटि ) स्तर के 01 ( एक ) अर्थात कुल 04 ( चार ) न्यायालयों के गठन की स्वीकृति मंत्रिपरिषद् द्वारा 
दिनांक- 12 मई , 2015 को आहूत बैठक में प्रदान की गई है । अतएव देवघर न्यायमंडल के मधुपुर अनुमंडल 
के अधीन निम्नांकित कोर्ट का गठन किया जाता है: . 


झारखंड गजट ( असाधारण) शुक्रवार , 26 जून , 2015 


क्रमांक 


सेवा का नाम 


संवर्ग का नाम 


न्यायालयों की संख्या 


1 


झारखंड वरीय न्यायिक सेवा जिला न्यायाधीश 


03 ( तीन 


2 झारखंड न्यायिक सेवा 


सिविल न्यायाधीश (वरीय कोटि ) 


01 ( एक ) 


कुल न्यायालयों की संख्या 


04 ( चार ) 


2. उपरोक्त कुल 04 ( चार) न्यायालयों के संधारण मे आवरतक व्यय ( गणना तालिका संलग्न) कुल रू0 
48 ,47,544 /- ( अड़तालिस लाख सैंतालिस हजार पाँच सौ चैआलिस ) रूपये मात्र एवं अनावरतक व्यय प्रति 
न्यायालय 1, 00, 000/- ( एक लाख ) रूपये मात्र की दर से कुल 4, 00 , 000/- ( चार लाख ) रूपये मात्र होगा | 


3. राज्य सरकार द्वारा विभिन्न न्यायालयों के व्यय का संधारण मुख्यशीर्ष- 2014-न्याय प्रशासन 
लघुशीर्ष- 105 -सिविल और सेशन्स न्यायालय-उपशीर्ष-01-सिविल और सत्र न्यायालय में बजट शीर्ष का 
प्रावधान किया गया है, जिससे उपरोक्त उल्लिखित राशि के व्यय का वहन किया जाएगा | 
4 . यह अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से लागू होगा | 


( बी0-1-विधि - कोर्ट - गठन-284/ 2013 ( खंड ) 


झारखंड राज्यपाल के आदेश से , 

बी0 बी0 मंगलमूर्ति , 
सरकार के सचिव- सह विधि परामर्शी 
विधि ( विधान ) विभाग, झारखण्ड , राँची । 


अधीक्षक झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित 

झारखण्ड गजट ( असाधारण) 460 - 50 + 50 | 


